her.. 


M 


Aषा 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1940 ( श० ) 
18 सितम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 888 राँची, मंगलवार 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - 


संकल्प 
31 जुलाई , 2018 


संख्या:- 8/ आरोप- 15/ 2014 का . 5758-- झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण 
है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रविन्द्र कुमार सिंह , तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, गन्ना 
एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग), सम्प्रति - अवर सचिव , उच्च , तकनीकी शिक्षा एवं कौशल 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंक, धनबाद में ऋण माफी/ ऋण राहत 
योजना में हुए घोटाले की जाँच से सम्बन्धित संचिका में गलत टिप्पणी अंकित करते हुए मामले को 
Divert करने सम्बन्धी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है । 

2. श्री रविन्द्र कुमार सिंह , अवर सचिव के विरूद्ध प्रशासी विभाग द्वारा प्रपत्र- क में 
गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 
2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चन्द्र झा , विभागीय जाँच 
पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन 
में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री कपिल देव पण्डित , अवर सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता 
विभाग ( सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


जितेन्द्र बहादुर सिंह , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 888 -- 50 


